PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 11 , 1986 (PHGN . 20 , 1907 SAKA ) 


715 


HEALTH DEPARTMENT 


230 


The 19th February , 1986 


No. 46 /66 / 85-5HB- II.-- The Governor of Haryana is pleased to constitute the Task Implemen 
tation Committee under National Leprosy Education Programme for Speedy Implementation of 
National Leprosy Eradication Programme as under : 


Chair person 


1. Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Health Department 
2. Deputy Secretary (Health ) 


Member 


Member 


Member 


3. Director, Health Services, Haryana 
4. Director- Principal, Medical College , Rohtak 
5. Joint Director (Health ), Services, Haryana 
6. Professor and Head of Skin and V. D. Department, 

Medical Cjllege , Rohtak 


Member 


Member 


7. Director , Social Welfare , Haryana 


Member 


Member 


8. Hony. General Secretary, Hind Kusht Nivaran 

Sangh , Haryana 


9. Assistant Director (Epidemiology ) 


Member Secretary 


FUNCTION : 


The Committee will review the progress of National Leprosy Eradication Programme and 
guide evaluation and suggest measures to improve the programme which can control disease and to 
take necessary steps for the rehabilitation of the patients afrer their cure . 

MEETINGS : 

The Committee will meet at State Headquarters at such time and date as may be fixed by 
the Chair person . The member Secretary will pursue and prepare the agenda and proceedings 
for the meetings under the guidance of the Chairman and convene the meetings of the Committee 
after obtaining the orders of the Chair person and will be responsible for the circulation of the 
agen da among the member. 


2. The officials members will draw TA /DA in connection with meetings of the Committees 
from the sourees from which they draw their pay . 

TARSEM LAL , 
Commissioner and Secretary to Government, 

Haryana , Health Department , CHD . 
श्रम विभाग 


feria 4.579 , 1986 


सं ० 12 ( 170 ) 82-2 श्रम - इस अधिसूचना द्वारा हरियाणा के राज्यपाल , राज्य सलाहकार उत्वाल श्रमिक बोर्ड 
का गठन करते हैं । इसके निम्नलिखित सदस्य होगें । 
1 . राज्य मन्त्री श्रम तथा रोजगार विभाग 

अध्यक्ष 
2. वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, श्रम एवं 

सदस्य 
रोजगार विभाग 

सदस्य 


सदस्य - सचिव 


3. . # 911FT SETIT 

निदेशक उद्योग विभाग हरियाणा या उसका प्रतिनिधि । 
निदेशक खाद्य एवं पूर्ति हरियाणा या उसका प्रतिनिधि 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


716 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 11 , 1986 ( PHGN. 20, 1907 SAKA) 


[PART 1 


प्रबन्धकों के प्रतिनिधि 


95 


सदस्य 


1. श्री जे . सी . धारीवाल मैं . टी.आई.टी. मिल , 

बिरला कालोनी, भिवानी 


2 . 


सदस्य 


श्री सतपाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रादेश ब्रिक एण्ड टाईल 
मैनुफैक्चरिंग फैडरेशन , प्रताप भवन , प्रताप नगर, हिसार 


3 . 


सदस्य 


श्री आर.सी. बराड़, प्रधान फरीदाबाद इन्ड . एसो., बाटा 
चौक , फरीदाबाद । 


4. श्री विपिन तलवाड़ , 188- ए माडल टाऊन , यमुनानगर 


सदस्य 


5 . 


प्रधान हरियाणा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज 


सदस्य 


श्रमिकों के प्रतिनिधि 


1 . 


सदस्य 


श्री एस.एल. शर्मा, जनरल सैक्टरी इंटक , डी -437 सरोजनी नगर , 
नई दिल्ली 


सदस्य 


3 . 


सदस्य 


2. श्री पारस नाथ मिश्रा, प्रधान , श्री गोपाल पेपर मिल्ज 

वर्करज यूनियन , यसुनानगर 
का ० रघबीर सिंह, जनरल सैक्टरी, हरियाणा स्टेट कमेटी 
ए.आई.टी.यू. सी ., असन्ध रोड़ , पानीपत 
श्री हरिराम जनरल सैक्टरी, हरियाणा भट्टा मजदूर सभा , 
मोती नगर , अम्बाला शहर 


सदस्य 


सदस्य 


5. श्री नरेन्द्र भसीन सचिव , हिन्द मजदूर सभा , 440 -एल , माडल 

टाऊन, यमुनानगर 


विशेष आमन्त्रित 


1. श्री के . एन्. गुलाटी , भूतपूर्व विधायक, फरीदाबाद । 

बोर्ड का कार्य राज्य सरकार को अन्तर्राज्यीय सत्य प्रवास श्रमिक ( रोजगार) विनियमन तथा सेवा शर्ते अधिनियम , 
1979 के विभिन्न उपबन्धों के परिपालना करवाने की सलाह देना । 

बोर्ड का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । बोर्ड की बैठ के मुख्यालय या हरियाणा राज्य के अन्य स्थान में अध्यक्ष 
की इच्छानुसार रखी जाएगी । 

बोर्ड की अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की होगी । 


बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य समय- समय पर जारी की हुई हिदायतों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता 


के हकदार होंगे । गैर - सरकारी सदस्य पर दूसरी शर्ते जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए टी.ए. रुल्ज में लिखी है वह 


लाग होंगी । 


यदि कोई सदस्य बोर्ड की 2 लगातार बैठकों में भाग नहीं लेगा तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा । 


संयुक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा बोर्ड के गर - सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के लिए कंट्रोलिंग अधिकारी होंगे । 
गैर-सकारी सदस्यों के टी.ए.डी.ए. पर जो व्यय होगा वह श्रम दिर्भाग की स्वीकृत बजट ग्रांट से जुटाया जाएगा । 
व्यय के लिये लेखा शीध्र 287 लेबर एण्ड एम्पलाईमेंट ए - लेबर ए ( 1) डारेक्शन एण्ड एडमीनीस्ट्रेशन होगा । 


